COMun. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 ज्येष्ठ , 1940 ( श० ) 


संख्या - 520 


राँची, मंगलवार 


22 मई, 2018 ( ई० ) 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


आदेश 
18 मई , 2018 ई० 


संख्या- 13/ एल .- 102 / 2018- 2805 / सी.,-- श्री अनुरंजन किस्पोट्टा, भा .पु.से., पुलिस अधीक्षक, 
ग्रामीण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम- 10, 11 
एवं 20 के तहत् दिनांक 21 जनवरी, 2018 से 23 फरवरी , 2018 तक कुल 34 ( चैंतीस) दिनों का 
उपार्जित अवकाश की घटनोतर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


2. 


उक्त अवधि के लिए श्री किस्पोट्टा को कोटि वेतन देय होगा | 


ह ./ 
राम लखन राम , 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 520 -- 50 


